निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 504 ) 


8 आश्विन 1931 ( शO ) 
पटना , बुधवार , 30 सितम्बर 2009 


कार्यालय, निबंधक , सहयोग समितियाँ 


आदेश 

31 जुलाई 2009 
सं० 7 / नि . (विधि ) - 31 / 2003 - 3871 — विभागीय ज्ञापांक 4180, दिनांक 15 जुलाई 2008 द्वारा श्री मुकेश 
कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा को परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु मधेपुरा - सुपौल केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था , परन्तु विभागीय अधिसूचना संख्या 1822, 
दिनांक 29 जून 2009 द्वारा इनका स्थानान्तरण जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर के पद 
पर हो जाने के कारण परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु सहायक परिसमापक की नियुक्ति किया जाना 
आवश्यक है । 

अतएव, मैं नरसिंह उपाध्याय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी नियमावली, 1959 
के नियम - 64( 2) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार शान्त रक्षित , जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को 
मधेपुरा - सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ | 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए । 

आदेश से, 
नरसिंह उपाध्याय , 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 504-571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


